निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 330 ) 


7 चैत्र 1936 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार , 28 मार्च 2014 


ऊर्जा विभाग 


- - 


- 


- 


अधिसूचना 

11 मार्च 2014 
सं0 प्र01 / रा०स्था0 - 22 / 11 - 984 - 12 - ऊर्जा विभाग के अधिसूचना संख्या - 18, सह पठित ज्ञापांक - 5249 
दिनांक 28.11. 2012 को संशोधित करते हुए, श्री पंकज कुमार, विद्युत कार्यपालक अभियंता, ट्रान्सफॉर्मर मरम्मति 
कार्यशाला , दरभंगा जिनकी सेवा बाह्य सेवा शर्तों के आधार पर ऊर्जा विभाग को सौंपी गई है को दिनांक 24.02. 2014 
के प्रभाव से विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल , पटना तथा मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावै0 ) के 
पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

कामेश्वर शुक्ला, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 330- 571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih. nic .in 


